रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 357 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 2 , 2007 / श्रावण 11 , 1929 
No. 357 ] 

NEW DELHI , THURSDAY, AUGUST 2, 2007/SRAVANA 11 , 1929 

वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 अगस्त , 2007 

सं . 31 /2007 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गै,टै. ) . 
सा. का.नि . 528 ( अ). , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 19 के उप नियम (2) के साथ पठित 
उप नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड 
एतद्द्वारा निर्यातोन्मुखी उपक्रम ( एतद्पश्चात् ई ओ यू इकाई के रूप में उल्लिखित) में उत्पादित अथवा 
निर्मित तथा विदेश व्यापार नीति 2004-09 के पैरा 6. 9 ( ज) (एतद्पश्चात विनिर्दिष्ट उद्देश्य के रुप में 
उल्लिखित) के दृष्टिकोण से निर्यातित माल के उत्पादन अथवा प्रसंस्करण में प्रयोग के लिए घरेलू टैरिफ 
क्षेत्र में किसी इकाई को शुल्क भुगतान के बिना स्वीकृत टैग, लेबल, मुद्रित बैग , स्टीकर, बेल्ट, बटन और 
हैंगर जैसी मदों ( एतद्पश्चात विनिर्दिष्ट माल के रुप में उल्लिखित) की आपूर्ति के लिए शर्ते, रक्षोपाय और 
प्रक्रियाएं अधिसूचित करता है, अर्थात् : 


1. 


शर्ते : 


(i) विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए ई ओ यू इकाई से शुल्क भुगतान के बिना विनिर्दिष्ट माल प्राप्त करने के 
इच्छुक उत्पादक अथवा प्रसंस्करणकर्ता स्वयं को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 9 के 
अंतर्गत पंजीकृत ( एतद्पश्चात डी टी ए निर्यातक के रुप में उल्लिखित ) कराएगा ; 
( ii ) डी टी ए निर्यातक वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 42/ 2001 - केन्द्रीय उत्पाद 

शुल्क (गै. टे.) दिनांक 26 जून , 2001 के अनुबंध-I में विनिर्दिष्ट प्रपत्र पर एक बंधपत्र डी टी ए निर्यातक के 
• ऊपर क्षेत्राधिकार वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त , को प्रस्तुत करेगा जो 
विनिर्दिष्ट माल पर शामिल अनुमानित शुल्क देयता की वसूली को पूरा करने के लिए ऐसे अधिकारी द्वारा 
अनुमोदित प्रतिभूत अथवा प्रतिभूति के साथ विनिर्दिष्ट माल पर देय शुल्क के बराबर राशि का हो । यदि डी टी 
ए निर्यातिक उत्पादक -निर्यातक है तो वह बंधपत्र की जगह एक शपथपत्र वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 
अधिसूचना सं. 42/ 2001 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गै. टे.) , दिनांक 26 जून, 2001 के अनुबंध-II में विनिर्दिष्ट 
प्रपत्र पर देगा; 
3381 GI /2007 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II-- - SEC .3[j)] 
(iii ) विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने के बाद विनिर्दिष्ट माल का निर्यात जिस तारीख को 
इन्हें ई ओ यू इकाई से मंजूरी मिलती है उसके छ: महीने के अंदर अथवा उस बढ़ाई गई अवधि के अंदर 
किया जाएगा जिसकी मामला विशेष में अनुमति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त 
प्रदान करता है । 


2. शुल्क भुगतान के बिना माल प्राप्त करने के लिए डी टी ए निर्यातक द्वारा अपनाई जाने वाली 
प्रक्रियाः 
(i) बंधपत्र अथवा शपथपत्र प्रस्तुत करने के बाद , जैसा मामला हो, डी टी र निर्यातक इस अधिसूचना 
के अनुबंध-I में विनिर्दिष्ट सी टी -I प्रपत्र पर डी टी ए निर्यातक के ऊपर क्षेत्राधिकार वाले प्रभारी अधीक्षक 
द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की चार प्रतियां प्राप्त करेगा और ऐसे प्रमाणपत्रों के आधार पर डी टी ए निर्यातक 
विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए शुल्क भुगतान के बिना विनिर्दिष्ट माल प्राप्त करेगा; 
( ii ) : बंधपत्र अथवा शपथपत्र प्रस्तुत करने वाला डी टी ए निर्यातक यह सुनिश्चित करेगा कि बंधपत्र खाते 
में किसी भी समय निकासी उसमें उपलब्ध जमा से ज्यादा न हो : 
(iii ) सी टी - I प्रपत्र में प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन देते समय डी टी ए निर्यातक इन मालों के 
उपयोग की पद्धति की घोषणा करेगा और ई ओ यू इकाई के सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 
प्रभारी अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त के नाम और कार्यालय पता संबंधी 
विवरण प्रस्तुत करेगा ; 
(iv) डी टी ए निर्यातक का प्रभारी अधीक्षक डी टी ए निर्यातक की उस घोषणा की सत्यता की भी जाँच 
करेगा कि प्राप्त किए जाने वाले विनिर्दिष्ट माल का उपयोग विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा । वह 
घोषणाओं की सत्यता के संबंध में संतुष्ट होने पर विधिवत प्रक्रिया के बाद सी टी -I प्रपत्र पर एक प्रमाण पत्र 
जारी करेगा । सी टी - [ की एक प्रति ई ओ यू इकाई के क्षेत्राधिकारी प्रभारी अधीक्षक को भेजी जाएगी, दो 
प्रतियां डी टी ए निर्यातक को सौंपी जाएगी और एक प्रति कार्यालय रिकार्ड के लिए रखी जाएगी; 
( v) : डी टी ए निर्यातक सी टी - I की एक प्रति उस ई ओ यू इकाई को भेजेगा जहाँ से वह शुल्क 
भुगतान के बिना विनिर्दिष्ट माल प्राप्त करना चाहता है और एक प्रति अपने रिकार्ड के लिए रखेगा । 


3. 


विनिर्दिष्ट माल का उत्पादन करने वाली ई ओ यू द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः 


(i) प्राप्त प्रमाणपत्र ( सी टी -I ) के आधार पर ई ओ यू इकाई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 
के नियम 11 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए बीजक के अंतर्गत विनिर्दिष्ट माल की मंजूरी 
प्रदान करेगी । 
(ii) ई ओ यू इकाई जिस बीजक के अंतर्गत विनिर्दिष्ट माल को हटाया गया है उसकी स्व -प्रमाणित 
प्रतिलिपि सहित ऐसे हटाये जाने वाले माल के संबंध में अपने क्षेत्राधिकारी प्रभारी अधीक्षक को सूचना देगी । 
प्रभारी अधीक्षक डी टी ए निर्यातक के प्रभारी अधीक्षक से प्राप्त सी टी - 1 के साथ ऐसे हटाए गए विनिर्दिष्ट 
माल की जाँच करेगा; 


4. 


डी टी ए निर्यातक रिकार्ड रखेगाः 


(i) : डी टी ए निर्यातक के परिसरों में विनिर्दिष्ट माल आने पर डी टी ए निर्यातक बीजक में उल्लिखित 
विवरण के साथ विनिर्दिष्ट माल की जाँच करेगा; 


[ भाग [[ -- खण्ड 3(1)]] भारत का राजपत्र : असाधारण 

_ _ __ 
(ii ) विनिर्दिष्ट माल प्राप्त करने वाला डी टी ए निर्यातक एक साधारण खाता रखेगा जिसमें प्राप्त 
विनिर्दिष्ट माल की मात्रा और उनका मूल्य, निर्यात की मात्रा और भंडार में पड़ी मात्रा, बीजकवार दर्ज होगा 

और इस अधिसूचना के अनुबंध- II में दिए गए प्रपत्र पर मासिक विवरणी अगले महीने के दसवें दिन तक 
क्षेत्राधिकारी प्रभारी अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा । 


5. माल का निर्यातः 
(i) . डी टी ए निर्यातक विनिर्दिष्ट माल के साथ माल का निर्यात अधिसूचना सं. 43 / 2001 - केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क ( गै.टे.), दिनांक 26 जून , 2001 के अनुबंध में विनिर्दिष्ट ए आर ई-2 प्रपत्र पर आवेदन देकर 
करेगा और वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 42/2001- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गै. टे.), 
दिनांक 26 जून , 2001 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाएगा। ए आर ई-2 की सारणी- 2 में ए 
आर ई- 2 प्रपत्र पर आवेदन तैयार करते समय डी टी ए निर्यातक कॉलम ( 2) में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के अलावा 
कॉलम ( 2) में बीजक सं. और तिथि का भी उल्लेख करेगा । कॉलम ( 13 ) को ई ओ यू इकाई से प्राप्त 
विनिर्दिष्ट माल के लिए खाली छोड़ा जाएगा; 
( ii ) निर्यात के लिए डी टी ए निर्यातक द्वारा प्रस्तुत बिल में सहायक उत्पादक के रुप में ई ओ यू इकाई 
का नाम और पता जैसे ब्यौरे विनिर्दिष्ट माल का विवरण, मूल्य आदि जैसे ब्यौरे और बीजक संख्या जिसके 
अंतर्गत उक्त विनिर्दिष्ट माल ए आर ई- 2 में उल्लिखित सूचना के आधार पर प्राप्त किया गया था का 
उल्लेख भी किया जाएगा । विनिर्दिष्ट माल का मूल्य ई ओ यू इकाई द्वारा हटाए गए इन मालों के मूल्य से 
कम नहीं होना चाहिए ; 

बशर्ते कि निर्यात प्रोन्नयन स्कीम के अंतर्गत लाभ का दावा करने वाले शिपिंग बिल के मामले में 
निर्यात किए गए खेप के एफ ओ बी मूल्य में ऐसे लाभ का दावा करने के उद्देश्य के लिए ई ओ यू इकाई से 
प्राप्त विनिर्दिष्ट माल का मूल्य शामिल नहीं होगा; 
(iii ) डी टी ए निर्यातक निर्यात के प्रमाण संबंधी दस्तावेज ई ओ यू इकाई को प्रस्तुत करेगा जिनमें ए 
आर ई- 2 जिसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट माल का निर्यात किया गया की स्व - प्रमाणित प्रतिलिपि और शिपिंग बिल 
( ई पी प्रति ) की स्व - प्रमाणित प्रतिलिपि और लेडिंग बिल अथवा एयर- वे बिल की स्व - प्रमाणित प्रतिलिपि 
शामिल होंगे; 
(iv) ई ओ यू इकाई विनिर्दिष्ट माल के निर्यात की जाँच के लिए इन दस्तावेजों को अपने प्रभारी 
अधीक्षक को सौंपेगी । ई ओ यू इकाई का प्रभारी अधीक्षक डी टी ए निर्यातक के प्रभारी अधीक्षक से प्राप्त सी 
टी - 1 तथा ई ओ यू इकाई के बीजक जिसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट माल हटाए गए थे के संदर्भ में विनिर्दिष्ट 
माल के निर्यात के ब्यौरे की जाँच करेगा । जाँच के बाद ई ओ यू इकाई का प्रभारी अधीक्षक ए आर ई- 2 

और शिपिंग बिल को स्वीकृत करेगा कि विनिर्दिष्ट माल का निर्यात किया गया है; 
( v) विनिर्दिष्ट माल के निर्यात का प्रमाणपत्र और निर्यातित माल के लिए प्राप्त भुगतान का प्रमाणपत्र 
जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट माल सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से शामिल थे, प्रस्तुत करने पर विनिर्दिष्ट माल 
की ऐसी आपूर्तियों को विकास आयुक्त द्वारा सकारात्मक सकल विदेशी विनिमय आय की पूर्ति हेतु गणना 
करते समय ध्यान में रखा जाएगा । 


6. 


कतिपय मामलों में शुल्क की वसूली: 


(i) जहाँ विनिर्दिष्ट माल डी टी ए निर्यातक को प्राप्त नहीं होते हैं , ई ओ यू इकाई से शुल्क की वसूली 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 20 में उल्लिखित पद्धति से ब्याज सहित की जाएगी और 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1 ) की धारा 11क और धारा 11कख के प्रावधान ऐसी 
वसूलियों के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगें ; 


..: 


-- 


. 


- 


.. 


- 


-- 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY _ _ _ { Part II-_- SHC.3(1)] 
(ii ) जहाँ विनिर्दिष्ट माल विनिर्दिष्ट अवधि अथवा डी टी ए निर्यातक द्वारा बढ़ाई गई अवधि के अंतर्गत 
निर्यात नहीं किया जाता है, डी टी ए निर्यातक ई ओ यू इकाई से हटाते समय ऐसे माल पर उल्लिखित छूट 

को छोड़कर उद्ग्राह्य शुल्क के बीच अंतर के समतुल्य राशि का ब्याज सहित भुगतान करने के लिए 
जिम्मेदार होगा और ऐसी वसूलियों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944( 1944 का 1) की धारा 
11क और धारा 11क ख के प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे , 

बशर्ते कि यदि विनिर्दिष्ट माल प्राप्त होने के बाद त्रुटिपूर्ण अथवा क्षतिग्रस्त अथवा अनुपयुक्त अथवा 
डी टी ए निर्यातक की आवश्यकता से अधिक होते हैं तो वह इन माल को , ई ओ यू इकाई के पास लौटा 
सकता है जिससे वह ये माल प्राप्त करता है और वापस किए गए ऐसे सभी माल ई ओ यू इकाई के गैर 
शुल्क भुगतान वाले भंडार में जोड़ा जाएगा और उनपर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी । ऐसे माल की वापसी 
के समय उक्त माल को ई ओ यू इकाई से डी टी ए निर्यातक के पास हटाते समय इसमें विहित प्रक्रिया 
आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी । 
स्पष्टीकरण - संदेहों को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि विनिर्दिष्ट माल को इस 
बात के बावजूद विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया नहीं समझा जायेगा कि विषयगत की कुछ 
मात्रा प्राकृतिक कारणों के द्वारा अथवा अपरिहार्य दुर्घटनाओं द्वारा अथवा अन्य किसी कारणों से डी टी ए 
निर्यातक के प्रापण के स्थान से ढुलाई के दौरान खो गई अथवा नष्ट हो गई हो और विनिर्दिष्ट माल की 
कोई अपशिष्ट की अनुमति नहीं होगी । 
स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ - 
(i) निर्यातोन्मुखी उपक्रम से वही आशय है जैसाकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 
का 1) की धारा- 3, उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खण्ड (ii ) में शत - प्रतिशत नियातोन्मुखी उपक्रम का 
दिया गया है; 
( ii ) घरेलू टैरिफ क्षेत्र का आशय विशेष आर्थिक जोन और शत - प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम को 
छोड़कर भारत से है; 
(ii ) विदेश व्यापार नीति का आशय भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 19 
अप्रैल, 2007 की अधिसूचना सं. 1 ( आर ई- 2007)/ 2004 -09 के तहत प्रकाशित, समय - समय पर यथा 
संशोधित विदेश व्यापार नीति 1 सितम्बर , 2004- 31 मार्च, 2009 से है; 
( iv ) प्रक्रिया पुस्तिका, खण्ड-I का आशय भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 19 
अप्रैल, 2007 को सार्वजनिक नोटिस सं. 1 ( आर ई- 2007 ) / 2004- 09 के तहत प्रकाशित, समय - समय पर 
यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तिका, खण्ड-I , 1 सितम्बर, 2004 - 31 मार्च, 2009 से है ; 
( v) विकास आयुक्त का आशय विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त से है । , 


[ फा . सं. डी जी ई पी एफर्टीपी 69. 2007-ईओयू एवं जी एंड जे ] 

अनुपम प्रकाश , अवर सचित्र 


[ भाग 


- खण्ड 3(6 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुबंध -I 


क्रम सं.................(वित्त वर्ष ) 


- 


- 


- 


- 


रेंज 
प्रभाग 
आयुक्तालय 


____ फार्म सी टी -I 


निर्यातोन्मुखी उपक्रम यूनिट से शुल्क के भुगतान के बिना विनिर्दिष्ट माल के प्रापण हेतु प्रमाणपत्र 


यह प्रमाणित किया जाता है कि , 


1 . डी टी ए निर्यातक मैसर्स... 

.....( नाम एवं पता ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
नियमावली, 2002 के नियम 9 के अंतर्गत इस रेंज में पंजीकृत है। हैं, जिसकी पंजीकरण सं........ 
है, ने फार्म (विशेष/ सामान्य ) में ........................... रु. का एक बंधपत्र प्रस्तुत किया है जिसे सहायक 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त / केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त द्वारा फा . सं... ................ में दिन ............. 
( मास).. 

................ (वर्ष) को स्वीकार किया गया है । 


अथवा 


T 


- 


- 


- 


- 


- 


डी टी ए निर्यातक मैसर्स............. .................( नाम और पता ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं.2 ) 
नियामवली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत इस रेंज में पंजीकृत है। हैं जिसका पंजीकरण सं................. है, 
ने दिनांक 26 .6. 2001 की अधिसूचना सं. 42/ 2001- के. उ. शु. (गै.टे.) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फार्म में 
सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त/ उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क .............. .................( प्रभाग 
अथवा कार्यालय का नाम) को शपथ पत्र एप्तुत किया है जिन्होंने 
फा . सं ............ ..................में ........................... को....................(माह).............. 

.......... क 
( वर्ष) को शपथपत्र स्वीकार किया है । 


2. उपर्युक्त डी टी ए निर्यातक को अगले पृष्ठ पर विनिर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार निर्यात के लिए माल के 
विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण में उपयोग हेतु किसी निर्यातोन्मुखी उपक्रम यूनिट से शुल्क के भुगतान के बिना 
माल को प्राप्त करने की अनुमति दी गई है । यह प्रमाणपत्र नीचे विनिर्दिष्ट जारी करने की तारीख से छ: माल 
के लिए वैध । 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
अधीक्षक का नाम और हस्ताक्षर 

( मुहर ) 


. . दिनांकः 

(रंज कार्यालय का पता ) 
37 | ET /07 -- 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II. SIC : 3(1)] 


. . . . .. . -- 


डी टी ए निर्यातक द्वारा भरे जाने हेतु 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियामवली, 2002 के नियम 19 के अंतर्गत जारी की गई दिनांक ............. जुलाई, 
2007 की अधिसूचना सं.. 

......./ 2007 - के . उ. शु . ( गै. टै.) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के 
अधीन माल के प्रापण हेतु 


निर्यातोन्मुखी उपक्रम यूनिट का नाम और पता.. 
निर्यातोन्मुखी यूनिट की पंजीकरण संख्या............ 
अधिकार क्षेत्र रखने वाले अघीक्षक सीमा शुल्क एवं के. उ. शु......... 
का पता. 
प्रापण किये जाने वाले माल का ब्यौरा 


का नाम और कार्यालय 


क्रम. सं . 


भात्रा 


___ अंतर्ग्रस्त शुल्क 


विवरण 
( 2) 


..... ... . .. 


.. 


...... _ ..-..- - - - - 


- 


- 


. 


. . 


मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैने बंधपत्र खाता में क्रम सं.. 

...दिनांक ... 
........... रु. ( शब्दों और अंकों दोनों में ) का अस्थाई नामे किया है और इस दिन और 
उसके बाद बंधपत्र खाते में उपर्युक्त नामे शेष .... ............... रु . है । 


पर. .. .. .. . 


अथवा 


कृपया विनिर्दिष्ट बंधपत्र/ शपथ पत्र जिसका ब्यौरा अगले पृष्ठ पर अधीक्षक , के . उ. शु.... 
द्वारा विनिर्दिष्ट है, की सत्यापित प्रति प्राप्त करें । 


( पता ) 


( दिनांक , निर्यातक ( कों ) अथवा उसके उनके 
प्राधिकृत अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर एवं उनकी 


मुहर ) 


- [ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्रं : असाधारण 


Aama 


अनुबंध - II 


. 


इस अधिसूचना के पैरा 4 ( ii ) के संदर्भ में मासिक विवरण . 


- 


- 


क्रम सं . 


समापन शेष । 


विनिर्दिष्ट 
माल का 
विवरण 


ब्यौरा . . . 

. 
आरंभिक शेष प्राप्त किया । कालम ( 3) निर्यात की 
गया एवं (4) का गई मात्र 

योग 

(5) 


( 2 ) 


- 


- - 


- 


टिप्पणी:- उपयोग में लिए माल की प्रत्येक किस्म अथवा वर्ग के लिए अलग - अलग प्रविष्टियां की जानी 
चाहिए । 


मैं / हम घोषणा करता हूं/ करते हैं कि मैंने/ हमने उपर्युक्त विवरणों को मेरी /हमारी फैक्टरी के रिकार्डो 
( और)/ बहियों से मिलान किया है और यह कि वे जहां तक मैं/ हम सुनिश्चित कर सकते हैं , पूर्ण हैं । 


सत्यापित 


दिनांक: 
स्थानः 


डी टी ए निर्यातक 

के हस्ताक्षर 
नाम स्पष्ट अक्षरों में 

मुहर 
MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue) , 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd August , 2007 

No. 31/ 2007-CENTRAL EXCISE (N .T.) 
G .S.R. 528 (E ).-- In exercise of the powers conferred by sub - rule (3) read with sub - rule (2 ) of rule 19 
of the Central Excise Rules, 2002, the Central Board of Excise and Customs hereby notifies the 
conditions, safeguards and procedures for supply of items like tags, labels, printed bags , stickers , 
belts , buttons and hangers (hereinafter referred as “ specified goods ”) produced or manufactured in 
an Export Oriented Undertaking (hereinafter referred to as " EOU unit") and cleared without 
payment of duty to a unit in Domestic Tariff Area for use in the manufacture or processing of goods 
which are exported in terms of Para 6 .9 (h ) of Foreign Trade Policy, 2004 -09 (hereinafter referred 
to as the " specified purpose "); namely : 


• 


-.. 


-.-. 


-..---.---.-. 


..-..---.. 


- 


.-.----.- 


-..- 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


PART II – SEC , 3 (1)] 


PL 


( ii) 


Conditions: 
the manufacturer or the processor intending to receive specified goods without paymeni of 
duty from an EOU unit for the specified purpose shall register himself under rule 9 of the 
Central Excise Rules, 2002 (hereinafter referred to as “ DTA exporter ” ); 
the DTA exporter shall furnish a general bond in the Form specified in Annexure -l to the 
Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 42 / 2001-Central Excise (N . T.) 
dated , the 26th June, 2001 to the Deputy or Assistant Commissioner of Central Excise 
having jurisdiction over the DTA exporter in a sum equal to the duty chargeable on the 
specified goods, with such surety or security , as such officer may approve to cover the 
recovery of duty liability estimated to be involved on the specified goods. In case , the DIA 
exporter is a manufacturer -exporter, he may furnish a letter of undertaking in lieu of a bond 
in the Form specified in Annexure - II to the Ministry of Finance (Department of Revenue) 
notification No. 42/ 2001-Central Excise (N . T.) dated , the 26th June , 2001; 
the specified goods after being used for the specified purpose shall be exported within six 
months from the date on which these were cleared from EQU unit or within such extended 
period as the Deputy or Assistant Commissioner of Central Excise may in any particular 
case allow 


--- 


------.. 


. 


. 


....!. 


. 


-.-...! 


2 . Procedure to be followed by DTA exporter for procuring goods without payment of 
· duty :- : 

after furnishing a bond or an undertaking, as the case may be, a DTA exporter shall obtain 
certificates in Form CT-1 as specified in Annexure -I to this notification issued by the 
Superintendent -in - charge having jurisdiction over the DTA exporter in quadruplicate and on 
the basis of such certificate, DTA exporter may procure the specified goods without 

payment of duty for the specified purpose; 
( ii) the DTA exporter who has furnished the bond or the undertaking shall ensure that the debit 

in bond account does not exceed the credit available therein at any point of time; 
the DTA exporter , while filing application for issuing certificate in form CT-1 shall declare 
the manner of usage of these goods and shall furnish , name and address of office of the 
Superintendent in -charge and jurisdictional Deputy or Assistant Commissioner of Customs 
or Central Excise of the EOU unit ; 
the Superintendent- in -charge of DTA exporter shall also verify the correctness of the 
declaration made by DTA exporter that the specified goods to be procured are to be used for 
the specified purpose . He shall, after being satisfied about the correctness of declarations 


(iii) 


( 4M 11 - O S 3(1) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
and after due diligence issue a certificate in form CT -1. One copy of CT- 1 shall be 
forwarded to the jurisdictional Superintendent-in - charge of EOU unit, two copies shall be 

handed over to the DTA exporter and one copy shall be retained for office records; 
(v) the DTA exporter will forward one copy of CT-1 to the EOU unit from where they intend to 

procure the specified goods without payment of duty and retain one copy for their record . 


Procedure to be followed by EOU manufacturing the specified goods: 
based on the certificate ( CT-1) received , EOU unit shall clear the specified goods under an 
invoice by following the procedure specified in rule i 1 of the Central Excise Rules, 2002 ; 
the EOU unit shall intimate about such removal along with a self - attested photocopy of the 
invoice under which specified goods have been removed to his jurisdictional 
Superintendent- in -charge . The Superintendent- in - charge shall verify such removal of 
specified goods with the CT -1 received from the Superintendent -in - charge of DTA exporter ; 


4. 


DTA exporter to maintain records: 

on arrival of the specified goods at the premises of DTA exporter , the DTA exporter shall 
verify the specified goods with the contents mentioned in the invoice ; 
the DTA exporter , receiving the specified goods, shallmaintain a simple account indicating 
the quantity and value of the specified goods received , the quantity exported , and the 
quantity remaining in stock , invoice wise and shall submit a monthly return in the format at 
Annexure- II to this notification to the jurisdictional Superintendent -in - charge by the tenth 
day of the following month . 


(1) 


Export of the goods: 
the DTA exporter shall export goods along with the specified goods on the application in 
Form ARE -2 specified in the Annexure to notification No . 43/2001-Central Excise (N . T.), 
dated the 26th June, 2001 and the procedures specified in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue) notification No. 42/2001- Central Excise (N .T .), dated the 26th 
June, 2001, shall be followed . While preparing application in form ARE -2, in Table 2 of 
ARE -2 , the DTA exporter shall indicate the invoice No . and date in column (2) in addition 
to details specified in column (2 ). The column (13) will be left blank for specified goods 
received from EOU unit ; 
the shipping bill filed by DTA exporter for export shall also contain the details such as name 
and address of the EOU unit as supporting manufacturer, details including description, value 


335i Cilo - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY _ _ [PART II SEC 3(1)] 
etc . of the specified goods and reference of invoice number under which said specified 
goods were received based on the information contained in ARE-2. The value of the 
specified goods should not be less than the value of these goods removed by EOU unit : 

Provided in case of shipping bill filed claiming the benefits under export promotion 
scheme, the FOB value of consignment exported shall exclude the value of specified goods 

procured from EQU unit for the purpose of claiming such benefits ; 
(iii) the DTA exporter will submit documents of proof of export containing self- attested 

photocopy of ARE-2 under which the specified goods were exported and self- attested 
photocopy of the shipping bill (EP copy) and self -attested photocopy of bill of lading or Air 

way bill to the EOU unit; 
(iv ) the EQU unit will submit these documents to his Superintendent in -charge for verification of 

export of the specified goods. The Superintendent in - charge of EOU unit shall verify the 
details of export of specified goods with reference to the CT- 1 received from the 
Superintendent- in - charge of DTA exporter and invoice of EOU unit under which the 
specified goods were removed . After verification , the Superintendent in - charge of EOU unit 

will endorse ARE -2 and shipping bill that the specified goods have been exported ; 
(v) on submitting certification of export of specified goods and proof of payment received for 

the exported goods in which said specified goods were contained through normal banking 
channel, such supplies of specified goods shall be taken into account for counting towards 
fulfillment of positive Net Foreign Exchange Earnings (NFE ) by the Development 
Commissioner 


- 
- 
- 
- 


Recovery of duty in certain cases: 
where the specified goods are not received by the DTA exporter , the duty shall be recovered 
from EOU unit in the manner provided in rule 20 of the Central Excise Rules , 2002 
alongwith interest and the provisions of section 11A and section 11AB of the Central Excise 
Act, 1944 (1 of 1944 ) shall apply mutatismutandis for effecting such recoveries ; 
where the specified goods are not exported within the specified period or extension thereof 
by the DTA exporter, the DTA exporter shall be liable to pay the amount equal to the 
difference between the duty leviable on such goods at the time of removal from EOL unit 
but for the exemption contained herein , alongwith interest and the provisions of section 11A 


[ 


- 


"- 


... 


- 


II - aus 3 (1) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
and section 11AB of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ) shall apply mutatis mutandis 
for effecting such recoveries : 

Provided that if the specified goods on receipt are found to be defective or damaged or 
unsuitable or surplus to the needs of the DTA exporter, he may return these goods to the 
EOV unit from whom he had obtained these goods and all such goods returned shall be 
added to the non-duty paid stock of the EOU unit and dealt with accordingly . At the time of 
return of such goods, the procedure prescribed herein for removal of said goods from the 
EOU unit to the DTA exporter shall mutatis mutandis apply . 
Explanation -For the removal of doubts , it is hereby clarified that the specified goods shall 
be deemed not to have been used for the specified purpose even if any of the quantity of the 
subject goods is lost or destroyed by natural causes or by unavoidable accidents or for any 
other reasons during transport from the place of procurement to the DTA exporter and no 
wastage of the specified goods shall be allowed . 


Excplanation - For the purpose of this notification 
(i) " Export Oriented Undertaking" has the same meaning as assigned to " hundred percent . 
export oriented undertaking" in clause ( ii) to the Explanation of sub- section (1) of section 3 
of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ); 
( ii) " Domestic Tariff Area" means India except Special Economic Zone and hundred per 
cent. export oriented undertakings; 
(iii) “ Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 1st September , 2004-31st 
March , 2009" published by the Government of India in the Ministry of Commerce and 
Industry vide notification No. 1 (RE -2007) 2004-09, dated the 19th April, 2007 as amended 
from time to time; 
( iv ) " Handbook of Procedures , Volume I" means Handbook of Procedures,Volume I, 1st 
September 2004 - 31stMarch , 2009 published by the Government of India in the Ministry of 
Commerce and Industry vide Public Notice No. 1(RE-2007 )/2004 -09, dated the 19th April, 
2007 as amended from time to time; 
(v) “ Development Commissioner " means Development Commissioner of Special Economic 
Zone. 

[F. No. DGEP /FTP /69 /2007 - E0U & G & J] 

ANUPAM PRAKASH , Under Secy . 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II -- Si: : ) ) 


- 


- 


... ... 


. . 


. - - - - . - 


- 


- - 

- 


- 
- - . 


. . . - - 
- . - 


. 


ANNEXURE -1 


Serial Number 


1 


( Financial Year ). 


Range 
Division 
Commissionerate 


FORM CT- 1 


Certificate for procurement of specified goods without payment of duty from EOU 


This is to certify that, 


1 . The DTA exporter M /s --- ------------------ 

--------------(Name and address ) 
is / are registered under rule 9 of Central Excise Rules, 2002 in this Range, having registration 
number 

_ has furnished a Bond in Form 
[Specific /General] for Rs 

, which has been accepted by the Assistant 
Commissioner of Central Excise/ the Deputy Commissioner of Central Excise in F .No. 
on the _ _ _ _ day of the 

(month ) 
( Year ). 


- 


OR 


The DTA exporter M /s 

(Name and address ) is / are 
registered under rule 9 of Central Excise (No.2 ) Rules, 2001 in this Range, having registration 
number 

has furnished an undertaking in the forin 
specified under Notification No. 42 /2001- Central Excise (N . T .) dated 26 .06 .2001 to the 
Assistant Commissioner of Central Excise / the Deputy Commissioner of Central Excise , 

Name of the Division or the Office ) who has accepted the 
undertaking in F.No . 

- on the _ _ day of the 
_ _ _ (month ) ___ _ ( Year). 


2 . The above-said DTA exporter is permitted to obtain goods without payment of duty from an 

EOU unit for use in the manufacture or processing of goods for export as per details specified 
overleaf. This certificate is valid upto six months from the date of issue specified below . 


Name and Signature of the 
Superintendent of Central Excise 

[" Seal " ] 


Dated : 
(Address of the Range Office ) 


[ 4771I - Ws3 (1) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
To be filled by the DTA exporter 

For Procuring Goods under the procedure specified under 
Notification No . ------ /2007 - Central Excise (N . T.) dated the --------- July, 2007 issued rule 19 of the 

Central Excise Rules, 2002 


Name and address of the EOU unit 
Registration Number of the EOU unit 
Name and address of office of the jurisdictional Superintendentof Customs & C .Ex.---- 


Details of the goods to be procured 


.. .-.. - - - - . - 


.. - 


.. - - . - - - - + - -. . 


- 


- 


- 


SI.No . 


Quantity 


Value 


Duty involved 


Description 

(2 ) 


VILE 


( 1) 


- 


(5 ) 


hu 


I hereby declare that I have made a provisional debit of Rupees ............... 

.. .... ( in both 
words and figures) in the Bond Account at serial No............ ............. .... dated .. .. .. .. . .. .. .. and 
on this day and after the abovementioned debit, the balance in the Bond Account is 


Rs. ... 


OR 


Please find attested copy of the specific bond/Undertaking details of which is specified by the 
Superintendent of Central Excise, 

(address ) overleaf. 


(Dated wignature of the Exporter (s) . 
or his/ their authorised agents 

and their seal 


2381 Giler - 4 


- 


. 


.. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. 


[PART II —- SEC : 3(1)] 


- 


- 


- 


- 


- -- 


.--. 


. 


Annexure II 


Monthly Return in terms of Para 4 ( ii ) of this notification 


. 


. . 


Ini " 


Closing 


WL 


A 


MARAL WO 


s. 


. 


. 


S.No . | Description of 

specified 
goods 


Opening 
balance 


Received 


balance 


Details 

Total of 
columns (3) 

& (4 ) 
T (5) 


Quantity 
exported 


- 


- 


- 


- 


(1) T 


(2) 


T 


(3) 


T 


(4) 


(7) 


Note .- Separate entries should be made for each 


variety or class of goods used . 


I/We declare that I/we have compared the above particulars with the records (and ) /books ofmy/our 
factory and that they are, insofar as I/we can ascertain complete . 


Verified 


Date 
Place : 


Signature ofDTA exporter 

Name in capital letters 


. 


Seal 


--- 


- 


---- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Prinicd by the Manager , Govt. of India !Press. Ring Road , Muvapur , Nei Deloni- 110 ( 167 

and Published by the Controller of Publications. Delhi-11 (11) 5:4 


